: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 5 श्रावण , 19 37 ( श०) 
संख्या 6 15 राँची, रविवार 

16 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 अगस्त, 2015 


सं0-11 / क0च0आ0- 16 - 11/ 2013 का0 7267 -- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 
अधिनियम 2008 ( झारखण्ड अधिनियम- 16, 2008) एवं कर्मचारी चयन आयोग ( संशोधन 
अधिनियम , 2010 ( झारखण्ड अधिनियम सं0-3, 2011 ) तथा कर्मचारी चयन आयोग 
( संशोधन) अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 19 , 2011) की धारा 12 (i) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 
के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं: 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-( 1) यह नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन 
आयोग ( संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी । 


( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) रविवार , 16 अगस्त , 2015 


(3) यह तुरंत प्रभावी होगी । 


2. 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2011 के नियम 6 के पश्चात् नियम 
6 (i) के रूप में निम्नांकित वाक्याश अंतःस्थापित किया जाता है: - 


नियम- 6 (i) - अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति 
होने की स्थिति में पूर्व में धारित पद से सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य 
उपार्जित अवकाश की सुविधा आयोग में अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में नियुक्ति के पश्चात् भी 
देय होगी किन्तु इसके नगदीकरण का दावा अनुमान्य नहीं होगा | 


नियमावली के शेष नियम यथावत रहेगें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 15 – 50 । 


